रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


NAMA 
WOWEVAN 


MIN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2348] 
No. 2348 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 18 , 2017 / श्रावण 27 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 18 , 2017 / SRAVANA 27 , 1939 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 18 अगस्त , 2017 
का . आ . 2682( अ). जबकि , केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप -धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई और भारत सरकार के 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग -II, खंड 3, उप - खंड (ii) में का . आ . संख्या 
4080 ( अ ), दिनांकित 16. 12. 2016 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय 
राजमार्ग सं . 18 के किमी 18. 400 से किमी 56 .000 तक भूमि - खंड पर निर्माण ( चौड़ीकरण / चार- लेन का बनाना , आदि), 
अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण 
करने के अपने आशय की घोषणा की थी । 

और जबकि , उक्त अधिसूचना का सार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) की धारा 3क ( 3) के 
अनुसार दिनांक 10.02. 2017 के “ द हिंदू " और दिनांक 10.02. 2017 के “साक्षी में प्रकाशित किया गया है । 

और जबकि , सक्षम प्राधिकारी को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । 

और जबकि , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप -धारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 

इसलिए, अब, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि इसके साथ उपाबद्ध उक्त 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाएगा । 

और इसके अतिरिक्त , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप- धारा ( 2) के अनुसरण में , एतद्द्वारा 
यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , इसके साथ उपाबद्ध उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , 
सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


5055 GI/ 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


क्र . सं . 


5 


6 


1 


121 . 41 


अनुसूची 
आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 18 के किमी 18. 400 से किमी 56. 000 तक भूमि खंड पर निर्माण 
( चौड़ीकरण / पेव्ड शोल्डर्स सहित दो - लेन का बनाना , आदि), अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के खंड में पड़ने वाली 
संरचना सहित अथवा संरचना रहित अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण 
जिले का | मंडल का गांव का नाम सर्वेक्षण सं. 

भूमि का भूमि की । क्षेत्रफल 
नाम नाम 

प्रकार - प्रकृति ( वर्ग मी . में हितबद्ध व्यक्ति के नाम 
___ 2 3 4 

| 7 
53/ 1 सरकारी चेरुवु 628 . 00 सरकारी 
53/ 2ए निजी सिंचित 202. 35 बी . रंगैया सुपुत्र नरैया 

जी . गीता 
53/ 2बी निजी । सिंचित 404. 70 

पत्नी विश्वनाथम 
53/ 2सी1 निजी 

बी . मुनिराथम 
सिंचित 242 .82 

सुपुत्र मुनास्वामी 

जी . चिन्नापपम्मा 
5 चित्तूर पुथलापटू तेनेपल्ली 53/ 2डी निजी सिंचित 242.82 

पत्नी जी . चिन्नैया 
53/ 2ई1 | निजी सिंचित 40.47 

बी . मुनिराथम 
सुपुत्र मुनास्वामी 

1 . बी . मुनिराथम 
53/ 2आई- 1 | निजी | असिंचित 

| सुपुत्र मुनास्वामी 
2. बी . रंगैया 

सुपुत्र नरैया 
जोड़ 

1882. 57 
8 | चित्तूर | पुथलापटू तलपुलापल्ली 400 / 2 सरकारी चेरुवु | 37. 17 सरकारी 
जोड़ 

37 .17 

| 1. सी . सी . रोड 
2. सी . बलैया 
3. सी . चेंगलरायुलु 

4. मुनेम्मा 
9 चित्तूर पकला दमाला चेरुवु 1028/2 निजी | असिंचित 78 . 11 

5. एस . नागराजू 
सुपुत्र एस . रामैया 
6. मणि 
7.वेंकटमुनि 
1. प्रभाकर रेड्डी 
सुपुत्र अंजी रेड्डी 

2. षणमुगम 
| 10 | चित्तूर । पकला दमाला चेरुवु 1419/ 5ए | निजी असिंचित | 736 .10 

3. एस. सुब्रमण्यम नायडू 
| सुपुत्र चेंगम्मा नायडू 
4. एस . श्रीनिवासुलु 
नायडू 
| सुपुत्र चेंगम्मा नायडू 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9 
5. बी . रेड्डप्पा रेड्डी 
6. पी . सुब्रमण्यम 

सुपुत्र रंगा नायडू 
जोड़ 

814. 21 

1 . बी . अनिल 
151 /31 | निजी । असिंचित 80 . 94 सुपुत्र रमेश शेट्टी 

2. रेड्डी बाशा 

| 1 . एस . रेशमा 
चित्तूर | पुली चेरला | कल्लुर 

पत्नी शौकत अली 

2. एस. रेड्डी शरीफ 
311/ 3बी | निजी | असिंचित 930. 84 

सुपुत्र खादर बाशा 
3. एस . सिकंदर वली 
साहेब 

| सुपुत्र बाशा साब 
जोड़ 

1011. 78 

1 . एच. एस . अब्दुल 

मलिक 
13 चित्तूर पुली चेरला देवलमपेटा | 35/ 3बी निजी | असिंचित 1658.58 सुपुत्र गफ्फूर साहेब 

2. एस . के. गौस पीर 

सुपुत्र साहेब 
जोड़ 

1658 . 58 

डी . एस . नरसिम्हा रेड्डी 
297/6बी निजी । असिंचित 40. 47 

सुपुत्र वेंकट रेड्डी 

डी . एस . नरसिम्हा रेड्डी 
297/ 7ए निजी असिंचित 485 .64 

सुपुत्र वेंकट रेड्डी 
297 /8ए । निजी असिंचित 1173.63 

ओ. हिमाबिंदु 

पत्नी सुरेंद्र बाबू 
निजी । 
298 /1ए असिंचित 

एस. मुनिशेसा रेड्डी 
485. 64 

| सुपुत्र मुनि रेड्डी 

607.05 
वेंकटाडा 298/5ए निजी असिंचित सी . हेमचंद्र रेड्डी 
- पुली चेरला 

सरला पल्ली 
298/ 6ए | निजी । असिंचित | 1335 . 51 

1335. 51 सी. हेमचंद्र रेड्डी 

बी. जयरामी रेड्डी 
298/7ए । निजी | असिंचित 809 . 40 

सुपुत्र चिन्नारामी रेड्डी 

1. बी . जयरामी रेड्डी 
298/ 8ए । निजी | असिंचित 890 . 34 

सुपुत्र चिन्नारामी रेड्डी 
2. एस. रमण रेड्डी 
सुपुत्र लक्ष्मणा रेड्डी 

मुनिमोहन रेड्डी 
298/ 9ए | निजी । असिंचित | 4087 . 47 

सुपुत्र मुनिवेंकट रेड्डी 


22 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


2 


3 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


4 5 6 7 8 

298/10 सरकारी डीकेटी 2185 .38 सरकारी 
301/ 6 सरकारी पाथवे 566.58 सरकारी 
301/ 3 | सरकारी डीकेटी 404.70 एम . वेंकटैया 

मुनिमोहन रेड्डी 
301/ 4बी निजी - असिंचित | 1740.21 

सुपुत्र मुनिवेंकट रेड्डी 
301/ 5बी | निजी । असिंचित 

राम मोहन रेड्डी 
4937. 34 

सुपुत्र मुनि रेड्डी और अन्य 
321/ 2बी2 सरकारी डीकेटी । 1497. 39 

1497.39 रमण सुपुत्र के. कृष्णैया 
321/3बी2 निजी | असिंचित || 7648 .83 

वी . मोहन 

| सुपुत्र प्रभाकर 
327/ 4 सरकारी कलवा ।।| 2104 .44 सरकारी 
327/ 2बी निजी असिंचित | 1983. 03 

एस . श्रीनिवासुलु 

सुपुत्र डोरास्वामी 
327/ 3ए2 

वी . मोहन 
डीकेटी 
सरकारी 121. 41 

सुपुत्र प्रभाकर और अन्य 

एम . सीतम्मा 
327 / 3बी2 सरकारी डीकेटी । 647 . 52 पत्नी चलपथ राव और 

अन्य 
जोड़ 

33751 . 98 
कुल जोड़ 

39156 . 29 


30 


32 


[ फा . सं. आरडब्ल्यू/ एनएच-12011/ 29/ 2015- एपी ( पी -7)] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 


___ New Delhi, the 18th August , 2017 
S . O . 2682 ( E ). — Whereas, by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways S .O . 4080 ( E ), dated 16 .12 .2016 published in Gazette of India , Extraordinary , Part-II, 
Section3 , sub -section ( ii ) and issued under sub -section ( 1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 
of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land 
specified in the Schedule annexed to the said Notification for in the stretch of land from Km 18 .400 to Km 56 .000 
of the National Highway No. 18 for building (widening / four-lanning etc .,) maintenance , management and 
operation in the district of Chittoor in the State of Andhra Pradesh . 

And whereas, the substance of the said notification has been published in “ The Hindu ” dated 
10 .02 .2017 and “ Sakshi” dated 10 .02.2017 as per section 3A (3) of the National Highways Act, 1956 (48 of 
1956 ) . 


And whereas no objections have been received by the Competent Authority . 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of Section 3 ( D ) of the said Act, the Competent Authority 
has submitted its report to the Central Government. 

Now , therefore , upon receipt of the said report of Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by Sub - Section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Governmenthereby declares that the lands 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose. 


[ HFT II - 005 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SI. 


Sq . 


No. 


Wet 


Dry 


And further, in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said Act, the CentralGovernment hereby 
declares that on publication of this Notification in the Official Gazette , the lands specified in the said Schedule , 
shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the for in the stretch 
of land from 18 .400 Km to 56 .000 Km of the National Highway No. 18 for building(widening/ Two lane 
with Paved shoulders etc .,) maintenance, management and operation in the district of Chittoor in the State 

of Andhra Pradesh . 
Name of Name of 

Area ( in 
Name of Survey Type of Nature of 

Name of the person 
the the 

Numbers 
Village Land Land 

Interested 
District Mandal 

Mtrs .) 
2 3 

4 

53/ 1 Government Cheruvu 628 .00 Government 
53 /2A Private Wet 202. 35 B . Rangaiah S /o Naraiah 

G . Geetha 
53/2B Private Wet 404.70 

W /o Viswanatham 

B . Munirathnam 
53 /2C1 Private Wet 242.82 

S / o Munaswamy 
Puthala 

G . Chinnapapamma 
Chittoor Tenepalli 53 /2D Private 

242.82 
pattu 

w /o G . Chinnaiah . 

B . Munirathnam 
53/2E1 Private Wet 40.47 

S /o Munaswamy 
1. B .Munirathnam 

S /o Munaswamy 
53/21-1 Private 

121.41 

|2 . B . Rangaiah 

S /o Naraiah 
Total 

1882 .57 
Puthala 
Chittoor 

Talapulapalli 400/2 

400 /2 Government Cheruvu 37 . 17 Government 
pattu 
Total 

37 . 17 

1 . C .C . Road 
2 . C . Balaiah 

3 . C . Chengalrayulu 
Damala 

4 . Munemma 
9 | Chittoor Pakala 
cheruvu 1028 / 2 Private Dry 78 . 11 5 . S . Nagaraju 

S /o S . Ramaiah 
6 . Mani 
7 . Venkatamuni 
1 . Prabhakar Reddy 
Slo Anji Reddy 
2 . Shanmugam 

3 . S . Subramanyam Naidu 
Damala 

S /o Chengama Naidu 
10 Chittoor Pakala 
cheruvu 1419 /5A Private 

36 . 10 | 4 . S . Srinivasulu Naidu 

S /o ChengamaNaidu 
5. B . Reddappa Reddy 
6 . P . Subramanyam 

S /o Ranga Naidu 
Total 

814 .21 

1. B . Anil 
151/3A1 Private Dry 80 . 94 S /o Ramesh Setty 

2 . Reddy Basha 
Puli 
Chittoor Kallur 

1 . S . Reshma 
cherla 

W /o Shoukath Ali 
311 /3B Private Dry 930.84 

2 . S . Reddi Shariff 
S / o Khadhar Basha 


rnmen 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


U 


2 


3 


4 


Total 


Puli 


13 


Chittoor 


Devalampeta 


cherla 


Total 


14 


16 


Chittoor 


Puli 
cherla 


Venkatadasarla 

palli 


| 


Dry 


5 6 7 8 

9 
3 . S . Sekendar Valli 
Shaheb 

S /o Basha Shab 
1011. 78 

( 1 . H . S . AbdulMallik 

S /o Gaffur Saheb 
35 /3B Private 

1658.58 

2 . S .K . Gouse Peer 

S /o Saheb 
1658 .58 

| D . S . Narasimha Reddy 
297 /6B Private Dry 40.47 

S /o Venkat Reddy 

D . S . Narasimha Reddy 
297 /7A Private Dry 485.64 

S /o Venkat Reddy 

O . Himabindu 
297 /8A Private Dry 1173.63 

W /o Surendra babu 

S . Munisesha Reddy 
298 /1A Private 

485 .64 

S / o Muni Reddy 
298 /5A Private Dry 607. 05 C . Hemachandra Reddy 
298 /6A Private Dry 1335 .51 C . Hemachandra Reddy 

B . Jayarami Reddy 
298 /7A Private Dry 809 .40 

S / o Chinnarami Reddy 

1 . B . JayaramiReddy 
298 /8A 

S /o ChinnaramiReddy 
Private Dry 890 . 34 

2 . S . Ramana Reddy 
S /o Lakshmana Reddy 

Munimohan Reddy 
298/9A Private Dry 4087.47 

S /o Munivenkata Reddy 
298 / 10 Government DKT 2185 .38 Government 
301/6 Government Pathway 566 .58 Government 
301/ 3 Private Dry 404 .70 M . Venkataiah 

Munimohan Reddy 
301/4B Private Dry 1740 .21 

S /o Munivenkata Reddy 

Ram Mohan Reddy 
301/5B Private Dry 4937 .34 

S /o Muni Reddy & Others 

Ramana S /o K . 
321 /2B2 DKT 

1497. 39 

Krishnaiah 

V .Mohan 
321 /3B2 Private Dry 7648 .83 

S /o Prabhakar 

2104 .44 
327 /4 Government Kalava 

Government 


327 /2B 


Private 


Dry 


1983.03 


327 /3A2 Government 


DKT 


121 .41 


S . Srinivasulu 
S /o Doraswamy 
V . Mohan 
S / o Prabhakar & Others 
M . Seethamma 
W /o Chalapath Rao & 
Others 


327/3B2 Government DKT 647.52 


Total 
Grand Total 


33751. 98 
39156 .29 


[ F . No . RW /NH - 12011/ 29 /2015 - AP /P - 7 ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date : 2017 .08 .21 23:01:53 +05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


